रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004/ 97 


47 


REGD. NO . D . L .-33004/ 97 


. 


. 


सम्पमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. 


भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खंड ( 1 ) 
PART II — - Section 3 - Sub-section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISIIED BY AUTHORITY 


सं०95 ] 
No. 95 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , मार्च 6, 1997 / फाल्गुन 15, 1918 
___ NEW DELHI , THURSDAY , 6TH MARCH, 1997/PHALGUNA 15, 1918 


DD 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 6 मार्च 1997 

सं . 24 /97- सीमा- शुल्क 
सा . का . नि . 138 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना 
सं . 104/ 95 - सीमा - शुल्क , तारीख 30 मई, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-- 

उक्त अधिसूचना की शर्त ( 2) में, दूसरे परन्तुक खंड (iii ) में उपखंड ( ख ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा , अर्थात् :-- 
" ( ख ) जहां किसी निवेश पर सीमा - शुल्क उसके मूल्य के निवेश द्वारा प्रभार्य है, वहां ऐसी मूल्य निम्नलिखित पद्धतियों के माध्यम से 

आनुक्रमिक कार्यवाही द्वारा अवधारित किया जाएगा, अर्थात् : 
( I ) मूल्य , वह कीमत समझा जाएगा जिस पर वही या वैसे ही निवेश, जो निर्यात उत्पाद में उपयोज्य रूप में ज्ञात हैं , ऐसे निर्यात से 

पूर्व 90 दिन के भीतर, ऐसे निर्यात उत्पाद के निर्यात के स्थान पर आयात किए गए थे; या 
II ) यह कीमत जिस पर उसी प्रकार के निवेश जिन्हे स्वयं पासबुक धारक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्यात से पूर्व 180 दिन के भीतर, 

भारत में कहीं भी आयात किया किया गया था ; या । 
(III ) यह कीमत, जिस पर ऐसे निवेश जिन्हें निर्यात की तारीख से पूर्व 90 दिन के भीतर, भारत से निर्यात किया गया था ; या 
( IV ) समकालीन ख्यातिप्राप्त जनरल जो नियमित रूप से ऐसे निवेशों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत प्रकाशित करते है, में प्रकाशित कीमत; या 
( V ) कोई अन्य युक्तियुक्त पद्धति जो सहायक सीमा शुल्क आयुक्त उपयुक्त समझे, अपनाते हुए तय की गई कीमत । | 

[ फा . सं. 605/ 74/ 95- डी . बी . के. ] 


के . चौपड़ा, अवर सचिव 


टिप्पण : - - मूल अधिसूचना सा. का . नि . 474 ( अ ), तारीख 30 मई, 1995 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा. का. नि . 

703 ( अ ) , तारीख 27 अक्तूबर, 1995 और सा . का . नि . 490 ( अ ), तारीख 31 अक्तूबर , 1995, द्वारा उसमें संशोधन किया गया । 
57IGI/ 97 

( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part 11 - SEC , 3 (1) ] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 6th March , 1997 

No. 24 /97-CUSTOMS 
G . S . R . 138 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 25 of the Custorns Act, 1962 (52 
of 1962 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby inaks the following 
further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No. 
104 /95- Customs, dated the 30th May , 1995, namely : 

In the said notification , in condition (2 ), in the second proviso , in clause ( iii), for sub clause (b ), the following sub -clause 
shall be substituted , namely : — . 
" (b ) where duties of customs are chargeable on any input by reference to its value, such value shall be determined by 

proceeding sequentially through the following methods, nainely :-- . 
(1) the value shall be deemed to be the price at which the same or similar inputs, known to be usable in the 

export product were imported at the place of exportation of such export product withiin 90 days prior to 

such export, or 
( 11) the price at which inputs of like kind were imported anywhere in India within 180 days prior to the export 

by the pass book holder himself or by any other person , or 
(III) the price at which such inputs were exported from India within 90 days prior to the date of exports ; or 
(IV ) the price published in a contemporary reputed journal which regularly publishes international prices of 

such inputs; or 
the price arrived at by following any other reasonable method which the Assistant Commissioner of Cus . 
tomsmay deem fit ". 

[ F .No. 605/74 / 95 -DBK ) 

K CHOPRA , Under Secy . 
Note : - - The principal notification was published in the Gazette of India vide GSR 474 ( E ), dated the 30th May , 1995 and 

subsequently amended vide GSR 703( E ) dated the 27th October, 1995, and GSR 490( E ) dated the 31st October , 1995. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-) 10054 — 1997 


